रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


++ 


: 


:: 


EF-- 


.: 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , अगस्त 8 , 2015 / श्रावण 17 , 1937 
NEW DELHI, SATURDAY , AUGUST 8 , 2015 /SHRAVANA 17, 1937 


सं . 1664 ] 
No. 1664 ] 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 31 जुलाई , 2015 


का . आ . 2158 ( अ). - भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रिलायंस इंण्डस्ट्रीज लिमिटेड के 
दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन ( गुजरात ) से नागोथाने मैनुफैक्चरिंग डिविजन (महाराष्ट्र ) तक तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स 
रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को समर्पित दहेज - नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन 
बिछाई जानी चाहिए ; 


और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , 
जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के 
अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः, अब, भारत सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 
(1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ; 


कोई व्यक्ति , जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की 
उप - धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं , इक्कीस दिन के 
भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री अभय करगुटकर, 
डिप्टी कलेक्टर ( सूर्या परियोजना), दहानू, जिला पालघर एवं सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड, युनिट नं. 318, 
ओरिअन बिजनेस पार्क, कापुरबावडी , घोडबंदर रोड, ठाणे ( पश्चिम) - 400610, महाराष्ट्र राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज 
सकेगा । 


3393 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 


मंडल / तहसील / तालुक : वाडा 

गाँव का नाम 


जिला : पालघर 
सर्वे सं / सब डिविजन सं . 


राज्य : महाराष्ट्र 
आर. ओ . यू . अर्जित करने के 

लिए क्षेत्रफल 
हेक्टेयर एयर | सि - एयर 

4 

5 


1 ) बिलोशी 


19 


20/ 1 
776 
777 
778 
774 
सर्वे नं . 774 में पक्का रास्ता 
764 
सर्वे नं . 764 और गाँवसीमा खारिवली तर्फ 
पौलबार के बीच में मोखई नाला 
सर्वे नं . 208 और गाँवसीमा बिलोशी के बीच 
में मोखई नाला 
208 
सर्वे नं. 208 में मोखई नाला 
211 
209 
सर्वे नं . 211 में कच्चा रास्ता 


2) खारिवली तर्फ पौलबार 


218 


219 
220 
सर्वे नं . 220 में कच्चा रास्ता 
221 


217 


365 
214 
215 
216/ 1 
139 


144 


152 
153 
151 
150 
149 
148 


99 


160 


97 


166 


167 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2) खारिवली तर्फ पौलबार (निरंतर ) 


58 
सर्वे नं . 58 और 19 में डांबर रास्ता 


19 


18 


64 


100 


154 
सर्वे नं . 360 में पक्का रास्ता 
364 
360 
357 


358 


356 


355 


354 


3) चिंचघर 


454 
455 
456 
457 


458 


459 
460 
461 
सर्वे नं . 461 में पक्का रास्ता 
463 
465 


464 
483 


484 
482 


481 


488 


480 
479 
491 
478 
412 
499 


502 


411 
410 / अ 
385 
404 पै 
388 
390 


381 


4 ) विजयगढ़ 


376 
सर्वे नं . 376 में पक्का रास्ता 
गाँवसीमा चिंचघर और सर्वे नं . 7 के गाँव 
विजयगड में पक्का रास्ता 
7 / 1 
7/ 4 


03 


35 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


4 ) विजयगढ़ (निरंतर) 


7 / 5 


7/ 3 


7/ 6 
सर्वे नं . 7 / 6 में पक्का रास्ता 
7/10 
सर्वे नं . 7 / 10 और 8 / 1 में पक्का रास्ता 
8/ 1 


5 / 6 


9/ 1 
सर्वे नं. 9 / 1 में डांबर रास्ता 
9 / 2 
10 / 4 
10 / 7 


00 


राज्य : महाराष्ट्र 


मंडल / तहसील / तालुका : अंबरनाथ 

जिला : ठाणे 
1 ) इंदगाँव 

16 
17 
सर्वे नं . 17 में पक्का रास्ता 
13 


20 
21 


सर्वे नं . 20 में उल्हास नदी 
सर्वे नं . 28 में उल्हास नदी 


2) कुडसवरे 


28 


68 


3 ) डोने 


31 / 1 डी फॉरेस्ट 
सर्वे नं . 31 / 1 डी फॉरेस्ट में डांबर रास्ता 
13(11पै + 12 + 13पै + 14 / 1 + 15 ) 
सर्वे नं . 13 में पक्का रास्ता 
सर्वे नं . 13 में नाला 
14 / 1(11पै + 12 + 13पै + 14 / 1 + 15 ) 
14/ 2 
सर्वे नं . 14 / 1 में नाला 
15 / 1(11पै + 12 + 13पै + 14 / 1 + 15 ) 
18 
सर्वे नं . 18 / 1 में कच्चा रास्ता 
19/ 3 
24 
25 
सर्वे नं . 25 और गाँवसीमा निकोप के बीच में 
उल्हास नदी 


[ फा . सं . एल - 14014 / 11 / 2015 - जी . पी . - II ] 

श्री प्रकाश अग्रवाल , अवर सचिव 


[ TT II – US 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 31st July , 2015 
S .O . 2158 ( E ). — Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for 
transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Nagothane Manufacturing Division in 
Maharashtra of M /s Reliance Industries Limited (RIL ), RIL s dedicated Dahej - Nagothane Liquid Ethane pipeline 
should be laid by M /s Reliance Gas Pipelines Limited ; 

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline , it is necessary to 
acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the 
Schedule annexed here to ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act),Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein ; 

Any person interested in the land described in the said Schedule may , within twenty -one days from the date on 
which the copies of this notification as published in the Gazette of India under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the said 
Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying 
the said pipeline under the land to Shri Abhay Kargutkar, Deputy Collector ( Surya Project), Dahanu, District Palghar & 
Competent Authority , Reliance Gas Pipelines Limited , Unit No. 318 , Orion Business Park , Kapurbawdi, Ghodbunder 
Road , Thane West-400610 , Maharashtra State . 

SCHEDULE 


Mandal/ Tehsil/ Taluk : Wada 

Name of Village 


District : Palghar 
Survey No./Sub - Division No. 


State : Maharashtra 
Area to be acquired for ROU 
Hec. Are C -Are 

3 
00 

14 


4 


1 ) Biloshi 


20 / 1 


776 


2 ) Kharivali Tarf Poulbar 


98 


777 
778 
774 
Asphalt Road in Svy No. 774 
764 
Mokhai Nala in Bet Svy No. 764 & V . B 
Kharivali Tarf Poulbar 
Mokhai Nala in Bet Svy No. 208 & V . B of 
Biloshi 
208 
Mokhai Nala in Svy No. 208 
211 
209 
Cart Track in Svy No. 211 
218 
219 
220 
Cart Track in Svy No. 220 
221 


217 


365 


214 
215 
216 / 1 


04 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


2 ) Kharivali Tarf Poulbar (Contd ) 139 

144 
152 
153 
151 
150 
149 
148 


99 


160 
97 
166 


167 


58 


Metal Road in Bet Svy No. 58 & 19 


34 
100 


154 


Asphalt Road in Svy No. 360 
364 


360 
357 


358 


356 
355 
354 
454 
455 


3 ) Chinchghar 


456 


457 
458 
459 
460 


461 


Asphalt Road in Svy No . 461 
463 
465 
464 
483 
484 


482 


481 
488 
480 


479 


[ TT II – qus 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3) Chinchghar (Contd ) 


57 


491 
478 
412 
499 
502 
411 
410 / A 
385 
404P 


388 


390 
381 
376 
Asphalt Road in Svy No. 376 
Asphalt Road Bet V . B of Chinchghar & Svy 
No . 7 
7 / 1 


4 ) Vijaygad 


714 


7 / 5 
7 /3 


7 /6 


Asphalt Road in Svy No. 7 /6 
7 / 10 
Asphalt Road in Bet Svy No. 7 / 10 & 8 / 1 
8 / 1 
5 /6 
9 / 1 
Cart Track in Svy No. 9 /1 
9 /2 
10 /4 
10 /7 


District : Thane 


State : Maharashtra 


Mandal/ Tehsil / Taluk : Ambernath 
1) Indgaon 


16 


17 


Asphalt Road in Svy No. 17 


13 


20 
21 
Ulhas River in Svy No. 20 
Ulhas River in Svy No . 28 
28 


2 ) Kudsaware 


3 ) Done 


68 
31/ 1 D Forest 
Cart Track in Svy No. 31 / 1 D Forest 
13 ( 11P + 12 + 13P + 14 / 1 + 15 ) 
Asphalt Road in Svy No. 13 
Nala in Svy No. 13 
14 / 1 (11P + 12 + 13P + 14 / 1 + 15 ) 
14 / 2 
Nala in Svy No .14 / 1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


3) Done (Contd ) 


15 /1 ( 11P + 12 + 13P + 14 /1 + 15 ) 


18 


Cart Track in Svy No . 18 /1 
19 / 3 
24 


25 


Ulhas River in Bet Svy No. 25 & V . B of 
Nikop 


[ F . No. L - 14014 / 11/ 2015 -GP - II ] 

S .P . AGARWAL , Under Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


